रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


+ 
. 
. 


TH+ : 


U- 


: 


- 


1 


: 


- . 
. 
. 

- 


. 


: 


---. 


. 
. 


: 


.. 


. 


2 


. 


- 


- . 


. 


सनामबजगन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 16 , 2015 / अग्रहायण 25 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16 , 2015 / AGRAHAYANA 25 , 1937 


सं . 2738 ] 
No. 2738 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर , 2015 

सं0 27 / 2015 - 2020 
विषय : आईटीसी ; एचएसद्ध 2012 - अनुसूची -1 ; आयात नीतिद्ध के अध्याय 88 के एक्जिम कोड 8803 के तहत वर्गीकृत मदों की नीतिगत शर्त में 
संशोधन। 

का. आ . 3436 ( अ). - समय - समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति , 2015 - 2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 
के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी ( एचएस ) 2012 - अनुसूची - 1 ( आयात नीति ) के अध्याय 88 के एक्जिम कोड 
8803 के तहत वर्गीकृत मदों की नीतिगत शर्त में निम्नलिखित संशोधन करती हैं : 
2. आईटीसी ( एचएस ) 2012 - अनुसूची - 1 ( आयात नीति ) के अध्याय 88 के एक्जिम कोड 8803 के तहत वर्गीकृत 
मदों के लिए मौजूदा आयात नीतिगत शर्ते निम्नानुसार है : 


एक्जिम कोड 


नीति 


नीतिगत शर्ते 


8803 


मद विवरण 
शीर्षक सं0 8801 या 8802 की 
वस्तुओं के पुर्जे 
प्रोपेलर्स और रोटर और 
उनके पुर्जे 


88031000 


मुक्त 


डीजीसीए की सिफारिश पर प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 में 
विनिर्दिष्ट श्रेणियों के तहत लाइसेंस के बिना ही 
रिकन्डीशन्ड या पुराने पुर्जी के आयात की अनुमति हैं । 
डीजीसीए की सिफारिश पर प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 में 
विनिर्दिष्ट श्रेणियों के तहत लाइसेंस के बिना ही 
रिकन्डीशन्ड या पुराने पुों के आयात की अनुमति हैं । 


88032000 


अन्डर कैरिज और उनके 


मुक्त 


पुर्जे 


5295 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


नीति 


एक्जिम कोड 
88033000 


मद विवरण 
एयरोप्लेन या हेलिकॉप्टर के मुक्त 
अन्य पुर्जे 


नीतिगत शर्ते 
डीजीसीए की सिफारिश पर प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 में 
विनिर्दिष्ट श्रेणियों के तहत लाइसेंस के बिना ही 
रिकन्डीशन्ड या पुराने पुों के आयात की अनुमति हैं । 
डीजीसीए की सिफारिश पर प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 में 
विनिर्दिष्ट श्रेणियों के तहत लाइसेंस के बिना ही 
रिकन्डीशन्ड या पुराने पुों के आयात की अनुमति हैं । 


88039000 


अन्य 


मुक्त 


3. आईटीसी ( एचएस ) 2012 - अनुसूची - 1 ( आयात नीति ) के अध्याय 88 में एक्जिम कोड 8803 के तहत वर्गीकृत 
मदों के लिए संशोधित आयात नीतिगत शर्ते निम्नानुसार होंगीः 
एक्जिम कोड मद विवरण नीति 

नीतिगत शर्ते 
8803 शीर्षक सं0 8801 या 8802 की 

रिकन्डीशन्ड / पुराने एयरक्राफ्ट के पुर्जे भी मुक्त हैं । 
वस्तुओं के पुर्जे 
88031000 प्रोपेलर्स और रोटर्स और उनके पुर्जे मुक्त रिकन्डीशन्ड / पुराने एयरक्राफ्ट के पुर्जे भी मुक्त हैं । 
88032000 अंडर कैरिज और उनके पुर्जे मुक्त रिकन्डीशन्ड / पुराने एयरक्राफ्ट के पुर्जे भी मुक्त हैं । 
88033000 एयरोप्लेन्स अथवा हेलीकॉप्टर्स के मुक्त रिकन्डीशन्ड / पुराने एयरक्राफ्ट के पुर्जे भी मुक्त हैं । 

अन्य पुर्जे 
88039000 अन्य 

मुक्त रिकन्डीशन्ड / पुराने एयरक्राफ्ट के पुर्जे भी मुक्त हैं । 
इस अधिसूचना का प्रभाव : इसके आगे, रिकन्डीशन्ड / पुराने एयरक्राफ्ट के पुर्जी के आयात के लिए 
डीजीसीए से सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी । 

[ फा . सं. 01 / 93 / 180 / 95 / एएम10 / पीपी - 2( ख) ] 

अनूप वधावन , महानिदेशक 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
( Directorate General of Foreign Trade) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th December, 2015 

No . 27/ 2015 - 2020 
Subject: Amendment in policy condition of items classified under Exim Code 8803 of Chapter 88 of 

___ ITC ( HS ), 2012 - Schedule - 1 (Import Policy). 

S. 0. 3436 ( E). - In exercise of powers conferred by Section 3 of FT ( D & R) Act, 1992, read with 
paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy , 2015 -2020 , as amended from time to time, the Central 
Government hereby amends the policy condition of items classified under Exim Code 8803 of Chapter 88 of 
ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 ( Import Policy ). 

2 . The existing import policy conditions of the items classified under Exim Code 8803 in 
Chapter 88 of ITC (HS), 2012 Schedule I (Import Policy ) are as under: 
Exim Code Item Description Policy 

Policy Conditions 
8803 PARTS OF GOODS OF 

HEADING NUMBER 

8801 OR 8802 
8803 1000 Propellers and rotors and Free | Import of reconditioned or second hand parts shall be 
parts thereof 

allowed without a licence to categories specified in the 
Handbook of Procedures, Vol. I on recommendation of 

DGCA. 
8803 20 00 Under carriages and parts 

Import of reconditioned or second hand parts shall be 
thereof 

allowed without a licence to categories specified in the 
Handbook of Procedures , Vol. I on recommendation of 
DGCA. 


Free 


[ 411 II - Uus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Free 


Other parts of Aeroplanes or 
Helicopters 


Import of reconditioned or second hand parts shall be 
allowed without a licence to categories specified in the 
Handbook of Procedures , Vol. I on recommendation of 
DGCA . 
Import of reconditioned or second hand parts shall be 
allowed without a licence to categories specified in the 
Handbook of Procedures, Vol. I on recommendation of 
DGCA . 


8803 90 00 


Other 


Free 


3 . The revised import policy conditions of the items classified under Exim Code 8803 in Chapter 88 of 
ITC (HS ), 2012 Schedule I ( Import Policy ) shall be as under : 


Exim Code Item Description 

Policy 

Policy Conditions 
8803 PARTS OF GOODS OF HEADING 

Reconditioned / second hand aircraft 
NUMBER 8801 OR 8802 

parts are also free . 
8803 10 00 Propellers and rotors and parts thereof 

Free Reconditioned / second hand aircraft 

parts are also free . 
8803 20 00 Under carriages and parts thereof 

Free 

Reconditioned / second hand aircraft 

parts are also free . 
8803 30 00 Other parts of Aeroplanes or Helicopters 

Free 

Reconditioned / second hand aircraft 

parts are also free. 
8803 90 00 Other 

Free Reconditioned / second hand aircraft 

parts are also free . 
4 . Effect of this Notification : Hereafter, there is no requirement for ‘recommendation from DGCA for 
import of reconditioned / second hand aircraft parts. 

[ F. No . . 01/93/ 180/95/ AM - 10 /PC -2 (B )] 
ANUP WADHAWAN , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


